MUMBAI 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

1 फाल्गुन , 1937 ( श० ) 
राँची, बुधवार 

22 फरवरी 2017 ( ई० ) 


संख्या - 5 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 128-143 भाग -4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग -5 - झारखण्ड विधान -सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप- स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई. एस- सी ., बी. ए, प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
बी . एस. सी ., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम . बी . बी. एस ., बी . सी .ई.,डिप०- इन - एड ., 

भाग -7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग- 8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1-ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 22 फरवरी, 2017 


129 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 
7 फरवरी, 2017 


संख्या - 4/ स०भू० लोह० ( KVS )- 68/ 16- 722/ रा० , 


सेवा में , 


महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) 


झारखण्ड, पो०- डोरण्डा, राँची । 


विषयः मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2014 की मद सं0-08 में लिये गये 

निर्णय के आलोक में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं०- 1116/ रा०, दिनांक 
21 मार्च, 2014 को रद्द करते हुए लोहरदगा जिलान्तर्गत सेन्हा अंचल के मौजा 
बरही, थाना सं०-184 , खाता सं० -299 ( नया) के प्लॉट सं०- 451 रकबा-9.28 ए० एवं 
प्लॉट सं०- 2075, रकबा-0.65 ए० कुल रकबा -9. 93 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म 
परती पत्थर / परती कदीम भूमि , केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय 
विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार को निःशुल्क भू 

हस्तांतरण करने के संबंध में | 
आदेशः- स्वीकृत । 

i. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता 
नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व , 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी । 

ii. उपायुक्त , लोहरदगा प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों 
में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त 
होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे । 


130 


झारखण्ड गजट( साधारण ), बुधवार, 22 फरवरी, 2017 
iii. अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306 / रा०, दिनांक 
24 अक्टूबर , 2014, खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय- समय पर सरकार 
द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उदय प्रताप , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 

7 फरवरी , 2017 
संख्या -4/ स भू० खूटी ( KVS)-64/16-723/ रा०, 
सेवा में , 

महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) 
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची । 


विषयः खूटी जिलान्तर्गत छूटी अंचल के मौजा-डुमरदगा, थाना सं०-232, खाता सं०-65 

( नया ) के प्लॉट सं०- 133 कुल रकबा- 10 .00 एकड़ गैरमजरूआ खास परती कदीम 
भूमि , केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन , 
मानव संसाधन विकास विभाग , भारत सरकार को निःशुल्क भू -हस्तांतरण करने के 

संबंध में । 
आदेशः- स्वीकृत । 

जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता 
नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व , 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी । 
__ ii. उपायुक्त, छूटी प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में 
अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने 
के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे | 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 22 फरवरी, 2017 


131 


_ iii. अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या -4306 / रा०, दिनांक 
24 अक्टूबर , 2014, खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय - समय पर सरकार 
द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उदय प्रताप , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 
7 फरवरी , 2017 


संख्या-4/ स भू० पूर्वी सिंह०- 63/15-724 , 
सेवा में , 

महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) 
झारखण्ड , पो०- डोरण्डा, राँची । 


विषयः 


पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत पोटका अंचल के मौजा - हल्दीपोखर, थाना नं०-1388 के 
खाता नं०- 1359 का प्लॉट नं०- 1492/ 3833 का कुल रकबा- 10. 26 डी० गै. म. खास 
भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न , अनुलग्नक -I) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 
4306/ रा., दिनांक 24 अक्टूबर , 2014 के आलोक में प्रस्तावित भूमि का मूल्य 
23, 00 , 000/-( तेईस लाख ) रूपये प्रति एकड़ के दर पर गणना की गयी सलामी राशि 
2, 35 , 980/-( दो लाख पैंतीस हजार नौ सौ अस्सी) रूपये मात्र तथा सलामी का 5 
प्रतिशत वार्षिक व्यवसायिक लगान की राशि 11, 799 /- (ग्यारह हजार सात सौ 
निन्यानवे ) रूपये एवं देय अलावे सेस (लगान का 145 प्रतिशत ) की कुल राशि रू० 
17,109 /-(सत्रह हजार एक सौ नौ ) रूपये अर्थात कुल देय राशि 2,64, 888/- ( दो 
लाख चौसठ हजार आठ सौ अठासी ) रूपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न , 
अनुलग्नक -II ) की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ " आदर्श ग्रामीण ब्रांच" की 


132 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 22 फरवरी, 2017 
स्थापना हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए लीज बन्दोबस्ती के 
संबंध में | 


आदेशः- स्वीकृत । 

i. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण 
किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षां की अवधि तक भूमि 
का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस 
हो जाएगी । 

___ ii. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित खाता 
एवं प्लॉट में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर 
आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे । 

iii. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की 
गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची से राशि प्राप्त कर ली जायेगी । 

iv . प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर 
सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर उपायुक्त द्वारा भूमि की 
लीज बंदोबस्ती की जायेगी । परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित 
राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी । किसी भी परिस्थिति में यह राशि 
अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी । 

___ v. राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 4306/ रा०, दिनांक 24 अक्टूबर , 2014 के साथ 
संलग्न लीज रेन्ट Index factor के अनुरूप लीज अवधि में वार्षिक व्यवसायिक लगान एवं अलावे 
सेस की गणना की जायेगी । 
__ vi . अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या -4306/ रा०, दिनांक 
24 अक्टूबर, 2014 एवं खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय- समय पर 
सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उदय प्रताप , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 22 फरवरी, 2017 


_ 


_ 133 


133 


संचिका संख्या -4/ स. भू. पूर्वी सिंह०-63/15- 724, 


अनुलग्नक 

भूमि का विस्तृत विवरणी 
अंचल । मौजा/ थाना नं० खाता नं० प्लॉट नं० 


जिला 


रकवा 


किस्म 


( डीसमिल में ) 


पोटका हल्दीपोखर/ 1388 | 13591492/ 3833 | 


10 . 26 


पुरानी 


पूर्वी 
सिंहभूम , 
जमशेदपुर 


परती 


10 . 26 डी० 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


134 


झारखण्ड गजट( साधारण ), बुधवार , 22 फरवरी, 2017 

अनुलग्नक -II 
सलामी एवं लगान की गणना 

1. प्रस्तावित भूमि का दर = 23 , 00 ,000/- रूपये प्रति एकड़ 
2. प्रस्तावित भूमि का कुल रकवा = 10. 26 डीसमिल 
3. प्रस्तावित भूमि का कुल मूल्यांकित राशि = 10. 26 डी० X 23, 00, 000 = 

2, 35 ,980/ 
प्रस्तावित भूमि का कुल सलामी राशि = 2, 35 ,980/- ( दो लाख पैंतीस हजार नौ 
सौ अस्सी ) 
प्रस्तावित भूमि का व्यवसायिक लगान ( सलामी का 5 प्रतिशत ) = 2, 35 ,980 


का 5 % 


6 . 


__ = 11, 799/- रू० ( ग्यारह हजार सात सौ निन्यानवे ) 

शेष की राशि ( व्यवसायिक लगान का 145 % ) = 11,799 का 145 % = 17, 109/ 
रू० ( सत्रह हजार एक सौ नौ ) 
कुल देय राशि (4 + 5 +6 ) = 2, 64,888/- ( दो लाख चौसठ हजार आठ सौ अठासी ) 
रूपये मात्र | 


7. 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 22 फरवरी, 2017 


__ 


_ 135 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
8 फरवरी , 2017 


संख्या -2/ राज. स्था .-03/ 2017-725/ रा-- श्री वरूण रंजन भा. प्र.से., अनुमण्डल पदाधिकारी , 
लातेहार को अतिरिक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी , लातेहार के प्रभार से मुक्त करते हुए श्री 
फिलबियुस बारला , जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त 
जिला - भू- अर्जन पदाधिकारी, लातेहार के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( " The Right to 
fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 
2013 ") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


136 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 22 फरवरी, 2017 
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
31 जनवरी , 2017 


संख्या- ध्या० एवं अनागत प्र० -07 / 15 -230 /वि०स०-- एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 26 मार्च, 2015 को सदन में श्री स्टीफन 
मराण्डी, स०वि०स० की झारखण्ड सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के 
कर्मियों को दी जानेवाली प्रोन्नति में कथित रूप से अनियमितता बरते जाने विषयक ध्यानाकर्षण 
सूचना पर सरकार उत्तर एवं सदन में हुए वाद -विवाद के आलोक में उपर्युक्त विषय की जांच एवं 
प्रतिवेदन हेत् झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-223 (1) के अधीन 
अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना संख्या- ध्या० एवं अना० 
प्र०- 07/ 2015-188/वि०स०, रांची, दिनांक 7 अप्रैल , 2015 तथा अधिसूचना संख्या- 862, दिनांक 
6 जुलाई, 2015 अधिसूचना संख्या-1459 , दिनांक 5 अक्टूबर, 2016 अधिसूचना सं०-1733, दिनांक 
30 दिसम्बर, 2015 एवं अधिसूचना संख्या- 829, दिनांक 1 अप्रैल, 2016 द्वारा गठित विशेष 
समिति का कार्यकाल दिनांक 31 अगस्त , 2016 एवं अधिसूचना सं० - 3044 , दिनांक 
30 नवम्बर , 2016 के क्रम में गठित विशेष समिति का कार्यकाल दिनांक 28 फरवरी , 2017 तक के 
लिए विस्तारित किया जाता है । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा , के आदेश से , 


रवीन्द्र कुमार सिंह , 
संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 22 फरवरी, 2017 


__ 


_ 137 


137 


झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
2 फरवरी, 2017 


संख्या- कार्मिक - 03/ 2017 - 248/वि०स० -- सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित 
किया जाता है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान - सभा के अष्टम सत्र ( बजट सत्र ) की दिनांक 
2 फरवरी, 2017 को सभा ने निम्न प्रस्ताव पारित किया है : 

" दिनांक 19 जनवरी , 2017 को सभा में पारित प्रस्ताव के आलोक में माननीय सदस्य श्री 
शशिभूषण सामड़, री पौलुस सुरीन, श्री अमित कुमार एवं श्री इरफान अंसारी को वर्तमान सत्र सहित 
वर्तमान वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2017 तक की अवधि तक के लिए सभा एवं 
समिति की सेवा से निलंबित किये जाने और निलंबन की इस अवधि में उपर्युक्त माननीय सदस्यों 
को वेतन भत्ता एवं विधायक के रूप में प्राप्त समस्त विशेषाधिकारों से वंचित किये जाने संबंधी 
सभा द्वारा पारित प्रस्ताव आज दिनांक 2 फरवरी, 2017 के प्रभाव से निरस्त किया जाय। " 

अतः उपर्युक्त पारित प्रस्ताव के अनुसरण में दिनांक 19 जनवरी, 2017 को सभा में पारित 
प्रस्ताव के आलोक में माननीय सदस्य श्री शशिभूषण सामड़, ( क्षेत्र सं०- 56- चक्रधरपुर ) श्री पौलुस 
सुरीन , ( क्षेत्र सं० -59- तोरपा) श्री अमित कुमार , ( क्षेत्र सं०-61-सिल्ली ) एवं श्री इरफान अंसारी, ( क्षेत्र सं० 
09- जामताड़ा ) को वर्तमान सत्र सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2017 तक 
की अवधि के लिए सभा एवं समिति की सेवा से निलंबित किये जाने और निलंबन की इस अवधि 
में उपर्युक्त माननीय सदस्यों को वेतन भत्ता एवं विधायक के रूप में प्राप्त समस्त विशेषाधिकारों 
से वंचित किये जाने संबंधी सभा द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 2 फरवरी , 2017 के प्रभाव से निरस्त 
किया जाता है । 
सभा सचिवालय के अधिसूचना सं०- कार्मिक - 03 / 17 -113 /वि०स०, दिनांक 19 जनवरी, 2017 को इस 
हद तक संशोधित समझा जाय । 

मा० अध्यक्ष महोदय के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान- सभा, रांची । 


138 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 22 फरवरी, 2017 
झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
6 फरवरी , 2017 ई० | 


संख्या -वि०स०वि०-04 / 2005 - 1232 /वि०स०-- झारखण्ड विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना 
संख्या-1056, दिनांक 20 जनवरी , 2017 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित 
किया जाता है कि झारखण्ड विधान मंडल के माननीय सदस्यों का वेतन , भत्ता और पेंशन , मुख्य 
सचेतकों, सचेतकों, झारखण्ड विधान मंडल के पदाधिकारियों , माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय 
मुख्यमंत्री सहित सभी माननीय मंत्रियों के वेतन , भत्ता एवं सुविधाओं की समीक्षा तथा वर्तमान 
परिपेक्ष्य में इसमें वृद्धि के निमित्त गठित समिति का कार्यकाल दिनांक 28 फ़रवरी, 2017 तक 
विस्तारित किया जाता है | 


1- श्री राधा कृष्ण किशोर , 


स०वि०स० 


संयोजक 


2- श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, । 


स०वि०स० 


सदस्य 


3 - श्री अरूप चटर्जी, 


स०वि०स० 


सदस्य 


4 - श्री मनोज कुमार यादव , 


स०वि०स० 


सदस्य 


5 - श्री जय प्रकाश भाई पटेल , 


स०वि०स० 


सदस्य 


माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से , 


बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 22 फरवरी, 2017 


_ _ 


_ 139 


योजना- सह -वित्त विभाग 
( सांस्थिक वित्त प्रभाग ) 


अधिसूचना 
31 जनवरी , 2017 


संख्या :- सां०वि०बैंकिंग(विधे०) 21/ 2012- 87 - झारखण्ड जमाकत्र्ताओं के हितों का संरक्षण 
(वित्तीय स्थापनाओं में ) अधिनियम की धारा - 5 (प) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा सभी जिले के उपायुक्तों को उनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय 
सीमा के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करते हैं । 


2. सक्षम प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा में अधिनियम एवं संगत नियमावली 
में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शाक्तियों एवं कत्र्तव्यों का निर्वहण सुनिश्चित करेंगे । 


यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


नीरज कुमारी, 
सरकार के उप सचिव । 


140 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 22 फरवरी, 2017 

प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं VIKRAM KUMAR पिता LATE RANA J. B. SINGH शपथ पत्र सं० 5689 दिनांक 
19 अक्टूबर , 2016 के अनुसार VIKRAM RANA के नाम से जाना जाऊँगा । । 

VIKRAM RANA एवं VIKRAM KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT-- 


NEAR DE NOBILE MORE , 
P. O .- PATHERDIH, 

DIST — DHANBAD 
STATE - JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं MADHURI SINGH पत्नी SRI SURENDRA KUMAR शपथ पत्र सं० 2355 दिनांक 
26 दिसम्बर, 2016 के अनुसार MADHURI BALA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी । 

___ MADHURI BALA SINGH एवं MADHURI SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT-- 


91 OLD A . G COLONY KADRU , 
P. S.- DORANDA, 

DIST — RANCHI, 
STATE — JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ABHIMANYU पिता DR. MUKTESHWAR RAJAK शपथ पत्र सं० 9123 दिनांक 
20 दिसम्बर , 2016 के अनुसार ABHIMANYU KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा । 

ABHIMANYU KUMAR एवं ABHIMANYU दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT-- 


4/ C , QR. NO .- 1135, BOKARO STEEL CITY, 
DIST – BOKARO , 
STATE - JHARKHAND 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 22 फरवरी, 2017 


141 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं BASANTI KUMARI पत्नी SRI BAHADUR MAHTO शपथ पत्र सं० 10817 दिनांक 
28 अक्टूबर , 2016 के अनुसार BASANTI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी । । 

BASANTI DEVI एवं BASANTI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है | 


PERMANENT RESIDENT- - 


BUDHA KHUKHRA , 

P. O .- GOSA 
P. S .- RAMGARH, 

DIST — RAMGARH , 
STATE — JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SATISH KUMAR RAM पिता DHANESHWAR RAM शपथ पत्र सं० 1004 दिनांक 
1 दिसम्बर , 2016 के अनुसार SATISH KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा। 

____ SATISH KUMAR एवं SATISH KUMAR RAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT-- 


SUNDER NAGAR , 
P. S .- KANKE, 

DIST — RANCHI, 
STATE — JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SWATI KUMARI , पत्नी SRI DIVAKAR GUPTA शपथ पत्र सं० 2009 दिनांक 
13 दिसम्बर , 2016 के अनुसार SWATI KUMARI GUPTA के नाम से जानी जाऊँगी । 

SWATI KUMARI एवं SWATI KUMARI GUPTA दोनों एक ही महिला का नाम है | 


PERMANENT RESIDENT -- 


C - 119 , HARMU HOUSING COLONY HARMU , RANCHI, 

PIN CODE-834002 , 
P.S .- ARGORA, 

DIST - RANCHI , 
STATE - JHARKHAND 


142 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 22 फरवरी, 2017 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ANURANJAN पिता LATE NIRANJAN PRASAD शपथ पत्र सं० 278 दिनांक 
17 नवम्बर, 2016 के अनुसार ANURANJAN PRASAD के नाम से जाना जाऊँगा। 

___ ANURANJAN PRASAD एवं ANURANJAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है | 


PERMANENT RESIDENT-- 


B/ 204, VINANANDANI ENCLAVE ( NEAR JAC ) 

BARGAWAN , 
P. S . - NAMKUM, 

DIST — RANCHI, 
STATE — JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सचना 


मैं GAYATRI DEVI पत्नी LATESHIB KRISHNA SINGH शपथ पत्र सं० 11660 दिनांक 
4 जुलाई , 2015 के अनुसार GAYATRI SINGH के नाम से जानी जाऊँगी । । 

GAYATRI SINGH एवं GAYATRI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है | 


PERMANENT RESIDENT - - 


SEC - 6 / D , QR. NO .- 2306 , 
P. O . & P. S .-SEC - 6 , 

DIST — BOKARO , 
STATE - JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SONY KUMARI पत्नी DR. K. SAMARANDRA शपथ पत्र सं० 600 दिनांक 
14 दिसम्बर, 2012 के अनुसार SONY SINGH के नाम से जानी जाऊँगी । 

SONY SINGH एवं SONY KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT-- 


SECTOR- 4/ C, QR. NO .- 1073, B. S. CITY, 
DIST — BOKARO , 
STATE - JHARKHAND 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 22 फरवरी, 2017 


143 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं BEENA DEVI पत्नी SRI BALRAM RAJAK शपथ पत्र सं० 10268 दिनांक 
7 दिसम्बर , 2016 के अनुसार VEENA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी । 

VEENADEVI एवं BEENA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT -- 


SECTOR - XII A QR . NO . - 1071, 
P .O & P .S .- SECTOR -XII A . B . S CITY , 
DIST — BOKARO , 
STATE - JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं RAJ KUMAR पिता MRITYUNJAY KUMARSHARMA शपथ पत्र सं० 11954 दिनांक 
13 दिसम्बर, 2016 के अनुसार RAJ SHARMA के नाम से जाना जाऊँगा। 

__ RAJ SHARMA एवं RAJ KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT - - 


BUDH BAZAR RIVER SIDE , 

P . O .- BHURKUNDA , 
P.S.- PATRATU, 

DIST — RAMGARH , 
STATE — JHARKHAND 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 5--100 | 


